रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


++ 


LA 


: 


. 


EF-- 


. 


. 
. 
: 


- 


- 


- 


समामबजग 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II — खण्ड 3 — उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , मई 20 , 2015 / वैशाख 30 , 1937 
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 20 , 2015 /VAISAKHA 30 , 1937 


सं. 1064 ] 
No. 1064 ] 


उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय 

( उपभोक्ता मामले विभाग ) 
( भारतीय मानक ब्यूरो) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 8 मई, 2015 
का . आ . 1348( अ ). — भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम ( 1 ) के खंड ( ख ) के अनुसरण में यह 
एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है की भारतीय मानक , जिनके विवरण इसके साथ अनुबंधित अनुसूची में दिए गए हैं निरस्त कर दिए हैं 
और वापस ले लिया गया है । 

अनुसूची 
क्रम रद्द किये गए मानक ( कों ) की संख्या , का . आ . संख्या एवं भारत के 

टिप्पणी 
संख्या वर्ष एवं शीर्षक 

राजपत्र भाग II , खंड 3, 
उपखंड (ii) में प्रकाशन की 

तिथि 
| (1) 

( 2 ) 
1 IS 6121 : 1985 

का . आ . संख्या 1537 दिनांक यह मानक अप्रचलित हो गया है और इसका उपयोग 

नहीं किया जा रहा है क्योंकि वाणिज्यिक महत्वपूर्ण 
02 / 06/ 1990 

पैमाने पर देश में उत्पाद लेक्टेरियस स्पे ., डिब्बाबंद 

तेल का उत्पादन नहीं किया जा रहा है । 
2 IS 14513 : 1998 

का . आ . संख्या 1352 दिनांक | यह मानक अप्रचलित हो गया है क्योंकि बेचे- डे- मेर 

का वाणिज्यिक शोषण तथा भारत में कानून द्वारा 
11/ 07/ 1998 

इसका निर्यात प्रतिबंधित है । 


( 3 ) 


[ सन्दर्भ: पब/ जीएन - 3] 
डी . के . नैय्यर, वैज्ञानिक - जी एवं मुख्याधिकारी ( मानकीकरण ) 


2231 GI /2015 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 

(Department of Consumer Affairs ) 
(BUREAU OF INDIAN STANDARDS) 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 8th May, 2015 
S . O . 1348 (E ). — In pursuance of clause (b ) of sub -rule ( 1 ) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, it 
is , hereby notified that the Indian Standard , particulars of which are given in the Schedule hereto annexed has been 
cancelled and stands withdrawn . 

SCHEDULE 


Remarks 


Si. 
No. 


No. and Year of the Indian 

Standards cancelled 


S . O . No. & Date published 
in the Gazette of India , 
Part - II , Section - 3 , 
Sub - section ( ii ) 

( 3 ) 
S .O . No. 1537 dated 
02 /06 / 1990 


( 1 ) 


IS 6121 : 1985 Specification for 
Lactarius Sp Canned in Oil ( First 
Revision ) 


The standard hasbecome obsolete and is not 
being used since the product Lactarius Sp ., 
canned oil is not longer manufactured in the 
country on commercially important scale . 
The standard has become obsolete since the 
commercial exploitation and export of beche 
de-mer is banned by law in India 


IS 14513 : 1998 Bache -de-mer – 
Specification 


S .O . No. 1352 dated 
11 /07 / 1998 


[Ref: PUB /GN - 3] 
D .K . NAYYAR , Scientist.-G & DDG (Standardization ) 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


